PARTI ] 


HARYANA GOVT.. GAZ ., . MAR.. 25 , 2008 (CHTR. 5, 1930 SAKA ) 


401 


सिंचाई विभाग 


उद्घोषणा 


दिनांक 14 मार्च, 2008 


क्रमांक 3201-4 /8- W.-क्योंकि, हरियाणा सरकार के राज्यपाल को संतुष्टि हो गई है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी 
खर्चेपर, सार्वजनिक डिच ड्रेन बुर्जी नं 0 0-6500 (39500 से 46000 ) मिताथल फीडर के साथ- साथ है जोकि बुर्जी नं० 46000 - दायें मिताथल 
फीडर में गिरती है । गांव सिंघवा- खास और मदनहेड़ी, तहसील हांसी व जिला हिसार में गिरती है के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । 
इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पीछे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा के खण्ड (ग) तथा उपधारा (2) के साथ पढ़ते हुए धारा (4) के 

दिनांक 7 अगस्त , 
लिए अधिसूचना संख्या 9465 /8W, दिनांक 24 जुलाई , 2007 , जोकि हरियाणा सरकार के गजट के पृष्ठ क्रमांक 
2007 में प्रकाशित की गई है इसके लिए घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 की धारा 1) की धारा 6 जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 की धारा 1) की 
धारा 17 की उपधारा के खण्ड ( ग) के साथ पढ़ते हुए उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी, हिसार एवं कार्यकारी अभियन्ता, भिवानी जल सेवाएं मण्डल, भिवानी के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


क्रम . 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


रैक्टेंगल/ खसरा नम्बर/किला नम्बर 


संख्या 


नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


LO 


6 


7 


एक भूमि की पट्टीजिसका क्षेत्रफल 2.45 एकड़ हो 
जो कि 16.50 लम्बा व 16.50 चौड़ा है जोकि 
निम्नलिखित 

मुरब्बा, किला व खसरा नं ० में से गुजरती 
है जैसा कि इन्डैक्स प्लान में दर्शाया गया है । 


1 . 


हिसार 


हांसी 


सिंघवा - खास 


59 


0.76 


169 


4, 5 , 7/2, 8, 12, 13/1 , 19/1 , 20 , 21 


170 


25 


190 .. 4, 5 , 7/2 , 8 , 13/1 


2 . 


हिसार 


हांसी 


मदनहेड़ी 


58 


1.69 


170 


12. 19/2 , 20 , 21/1 


171 


25 


176 


4 , 5, 7/2, 8 , 12, 13/1 , 19/2, 20 , 21 


175 


25 


185 


4, 5/1, 7/2, 8, 12, 13/1, 19/2 , 20 , 
21/11 


186 


25 


187 


5 , 6, 7 , 14, 15, 17/2, 18, 23 


रास्ता नं 0 258 


. 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


ए ० सी ० सांघी. 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , भिवानी । 


402-.. 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR 25 , 2008 (CHTR . 5; 1930 SAKA ) 


[ PART I 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 14th March , 2008 


No. 3201-4 /8 -W.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is urgently 
needed by the Government, at public expense , for a public purpose, namely , for constructing of Ditch Drain from 
RD 0-6500 along Mithathal Feeder RD 39500_46000 out fall at RD 46000 -R Mithathal Feeder in Village Singhwa 
Khas and Madanheri, Tehsil Hansi, District Hisar . District Bhiwani for which Haryana Government, Irrigation 
Department Notification No. 9465 /8W , dated 24th July , 2007 under Section 4 read with clause (c) of Sub - section 
(2 ) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ) has been published , it is hereby declared that 
the land described in the specifications below is urgently needed for the above purpose. 


This declaration is made under the provisions of Section 6 read with clause (c ) of Sub - section (2 ) of 
Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, ( Act 1 of 1894 ), for the information of all to whom it may concern . 


. 


Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer, Hisar and Executive 
Engineer, Bhiwani Water Services Division , Bhiwani. 


Specifications 


Sr. 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Rectangle No./Khasra No./Killa No. 


No. 


No. 


Acres / 
Hectares 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 2.45 acres in 
6500 length 16.50 in width passing 
through following rectangle /killa /khasra 


. 


nos . 


1 . 


Hisar 


Hansi 


Singhwa-Khas 59 


0.76 


169 4 , 5 , 7/2 , 8 , 12 , 13/1 , 19/1, 20 , 21 


170 25 


190 4,5 , 7/2 , 8 , 13/1 


2 . 


Hisar 


Hansi 


Madanheri 


58 


1.69 


170 12 , 19/2, 20, 21/1 


171 


25 


176 4 , 5 , 7/2 , 8 , 12 , 13/1 , 19/2 , 20 , 21 


175 25 


185 4 , 5/1 , 7/2 , 8 , 12 , 13/1 , 19/2 , 20 , 

21/1 


186 25 


187 5 , 6 , 7 , 14 , 15 , 17/2 , 18 , 23 


Path No. 258 


By Order of Governor of Haryana. 


A.C. SANGHI, 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


